निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 फाल्गुन 1936 ( श० ) 
पटना, शुक्रवार , 20 मार्च 2015 


( सं० पटना 383) 


सामान्य प्रशासन विभाग 


आदेश 

27 फरवरी 2015 
सं0 3 / एम0 - 32 / 2013सा0प्र0 - 3235 — राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त 
एवं सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु इस विभाग का संकल्प 
संख्या - 2804 दिनांक 29.03.2010 निर्गत है । संकल्प की कंडिका – 4, में वैसे पदों को रखा गया है जिनपर सेवानिवृत्त 
सरकारी सेवकों को , संविदा के आधार पर, संकल्प के प्रावधान के तहत , नियोजित किया जा सकता है । 

2. संकल्प की कंडिका - 6 के प्रावधान के तहत कुछ अन्य पदों को , विभागीय आदेश संख्या - 11338 दिनांक 
09.07. 2013; आदेश संख्या - 12951 दिनांक 06. 08. 2013; आदेश संख्या - 16599 दिनांक 21. 10. 2013; आदेश 
संख्या - 19813 दिनांक 31. 12. 2013, आदेश संख्या - 6567 दिनांक 20.05. 2014, आदेश संख्या - 9961 दिनांक 21.07. 2014, 
आदेश संख्या - 13194 दिनांक 22. 09. 2014, आदेश संख्या - 518 दिनांक 12.01. 2015 एवं आदेश संख्या - 2691 दिनांक 
19. 02. 2015 के द्वारा, संकल्प की कंडिका - 4 में सम्मिलित किया जा चुका है । 

3. उक्त के उपरांत वाणिज्य कर विभाग से प्राप्त अनुरोध पर सम्यक विचारोपरांत निम्न पद को संकल्प 
संख्या - 2804 दिनांक 29. 03. 2010 की कंडिका - 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संकल्प की 
कंडिका - 4 में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है 
| कमांक विभाग का नाम संकल्प संख्या - 2804 दिनांक 29 .03. 2010 की कंडिका - 4 में सम्मिलित 

किये जाने हेतु प्रस्तावित पद । 
| 1. वाणिज्य कर विभाग वाणिज्य कर विभाग के बिहार वित्त सेवा के सभी कोटि के पदाधिकारी । 

4. उक्त पदों पर संविदा के आधार पर सेवाएँ लिए जाने के संबंध में संकल्प संख्या - 2804 दिनांक 29. 03.2010 
की कंडिका - 5 एवं उसमें निहित शर्त्त एवं प्रक्रिया लागू रहेंगी एवं उक्त आलोक में इन पदों पर सेवायें लिए जाने के 
संबंध में वाणिज्य कर विभाग द्वारा ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी । 

आदेश से , 

अनिल कुमार, 
सरकार के अपर सचिव । 


9 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 383 - 571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website: http: // egazette. bih. nic.in 


